Haryana Gouernment Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No. 10-2023] | CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 7, 2023 (PHALGUNA 16, 1944 SAKA) 


PART-I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 
हरियाणा सरकार 


पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 15 फरवरी, 2023 


संख्या 11/11-2021 पुरा/ 474-75.-- हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा 


अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 38 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, अधिसूचना संख्या 11/11-2021-पुरा / 2610, दिनांक 
18 अगस्त, 2022 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय 
स्थल तथा अवशेष नियम, 1965 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


1. 


ये नियम पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (हरियाणा संशोधन) नियम, 2023, 
कहे जा सकते हैं। 

पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1965 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद 
vad नियम कहा गया है) में, प्रस्तावना में, “पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा 
अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20)” शब्दों, चिहन, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, “ हरियाणा 
प्राचीन तथा ऐतिहासिक GARG तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 
20)" शब्द, चिहन, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 

उक्त नियमों में, नियम 4 में, उपनियम (1) तथा (2) मे; “पंजाब” शब्द के स्थान पर, “हरियाणा” शब्द प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, तथा प्रथम नवम्बर, 1966 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। 

उक्त नियमों में, नियम 2, 47 तथा 48 में, “पंजाब” शब्द, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर ” हरियाणा” शब्द 
प्रतिस्थापित किया गया जाएगा तथा प्रथम नवम्बर, 1966 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। 

उक्त नियमों में, प्रारूप 1, IL गा, शा, शा, IX तथा X में, “पंजाब” शब्द, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर 
“ हरियाणा” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम नवम्बर, 1966 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। 


vast. सिन्हा, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
विरासत तथा पर्यटन विभाग | 


(188) 


PART I] HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 7, 2023 (PHGN. 16, 1944 SAKA) 189 


HARYANA GOVERNMENT 
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT 
Notification 
The 15th February, 2023 
No.11/11-2021-Pura/474-75.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of 


section 38 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 
(Punjab Act 20 of 1964) and with reference to the Haryana Government, Archaeology and Museums Department, 
Notifications No. 11/11/2021-Pura/2610, dated the 18th August, 2022, the Governor of Haryana hereby makes the 
following rules further to amend the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and 
Remains Rules, 1965, namely:- 


1. 


These rules may be called the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and 
Remains (Haryana Amendment) Rules, 2023. 


In the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1965 
(hereinafter called the said rules), in preamble, for the words, sign, figures and brackets “Punjab Ancient and 
Historical Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1964 (20 of 1964)”, the words, sign, figures 
and brackets “Haryana Ancient and Historical Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1964 
(Punjab Act 20 of 1964)”, shall be substituted. 


In the said rules, in rule 1, in sub-rules (1) and (2) for the word “Punjab”, the word “Haryana” shall be 
substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st November, 1966. 


In the said rules, in rules 2, 47, 48, for the word “Punjab”, the word “Haryana” shall be substituted and shall be 
deemed to have been substituted with effect from the 1st November, 1966. 


In the said rules, in Forms I, II , IU, VU, VIII, [X and X, for the word “Punjab”, wherever occurring, the word 
“Haryana” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 
18 November, 1966. 


M. D. SINHA, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Heritage and Tourism Department. 


10238—C.S.—H.G.P., Pkl. 


